PO 


. 


. 


. 


. 
. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 फाल्गुन 1935 (श०) 
संख्या 12 राँची, बुधवार 

19 मार्च, 2014 ( ई० ) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 133- 137 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग- 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


134 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 19 मार्च, 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 
11 मार्च, 2014 


संख्या -2 / वि 1 - 10 / 2014 – 432 - - केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद् , नई दिल्ली के पत्रांक - 3 - 114 / 13 - 14 / सी. आई.ई.टी / आई. सी .टी.- 2, 
दिनांक - 10 जनवरी , 2014 के आलोक में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ( आई. सी .टी .) की केन्द्र सरकार द्वारा 
प्रायोजित योजनान्तर्गत , राज्य के अन्दर शिक्षा में आई०सी०टी० के उपयोग हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के 
लिए राष्ट्रीय आई०सी०टी० पुरस्कार का प्रावधान है । एतदर्थ 2014 के लिए सुयोग्य शिक्षकों के चयन हेतु 
निम्नवत् द्विस्तरीय चयन समिति गठित की जाती है : 

1. जिला स्तरीय समिति 


i जिला शिक्षा पदाधिकारी 


अध्यक्ष 


ii जिला शिक्षा अधीक्षक 


सदस्य सचिव 


सदस्य 


iii जिलों में अवस्थित राजकीय प्राथमिक प्रशिक्षण 

महाविद्यालय / जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के 
प्राचार्य 


सदस्य 


iv जिला के उच्च / माध्यमिक विद्यालय के वरीयतम 

प्रधानाध्यापक 


नोट – जिस जिले में राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अवस्थित नहीं हैं , वहाँ पर उस जिले से 

निकटतम जिले में अवस्थित राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य के रूप 
में कार्य करेंगे । 


135 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 19 मार्च, 2014 

2. राज्य स्तरीय समिति 


अध्यक्ष 


i निदेशक , माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 
ii निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 


सदस्य 


iii उप सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग 


सदस्य 


iv उप सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग 


सदस्य सचिव 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राम नरेश, 
सरकार के उप सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 फरवरी, 2014 


संख्या-3/ से0वि0 -04 -02 /2014 का . 1362-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री वीरेन्द्र कुमार 
सिंह , अपर समाहर्ता , राँची को (क ) दिनांक 10 जुलाई, 1990 से 16 अगस्त, 1990 तक उपार्जित 
अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् ( ख ) दिनांक 
17 अगस्त , 1990 से 6 सितम्बर , 1990 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
232 के तहत् एवं ( ग) दिनांक 7 सितम्बर , 1990 से 24 जनवरी, 1991 तक असाधारण अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


136 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 19 मार्च, 2014 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 2014 
संख्या-3/नि0सं0- 09- 14/ 2014 का . 1774-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री सुरेन्द्र कुमार, भूमि 
सुधार उप समाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर को ( क) दिनांक 3 जुलाई , 2013 से 18 जुलाई, 2013 तक 
तथा ( ख) दिनांक 15 सितम्बर, 2013 से 14 दिसम्बर , 2013 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 


__ 25 फरवरी , 2014 


संख्या-3/ अवकाश -04 -18 / 2014 का . 1906 -- श्री जगजीवन सुमन , सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 , 
तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू को दिनांक 18 अप्रैल , 2000 से 7 जून, 2000 तक उपार्जित 
अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी , 
सरकार के उप सचिव । 


137 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार, 19 मार्च, 2014 

अधिसूचना 


25 फरवरी , 2014 


संख्या -3 / अवकाश- 04 - 15 / 2014 का . 1912-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री आलोक त्रिवेदी , 
उप सचिव , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 
04 . 06. 2013 से 07. 08. 2013 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 
248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


यतीन्द्र प्रसाद , 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 12 - 50 | 


